निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


20 ज्येष्ठ 1938 ( श0 ) 
( सं0 पटना 451 ) पटना , शुक्रवार , 10 जून 2016 


सं० एम - 4 - 02 / 2006( खंड ) - 4650 / वि० 

वित्त विभाग 


संकल्प 

7 जून 2016 
विषय :-बिहार कोषागार संहिता, 2011 के परिशिष्ट में संशोधन के सम्बन्ध में । 

बिहार कोषागार संहिता, 2011 के नियम- 380 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार 
कोषागार संहिता , 2011 के परिशिष्ट - 14 के क्रमांक - 8 पर बोर्ड /निगमों की सूची ( अनुलग्नक -III ) में 
क्रमांक - 34 पर बिहार वानिकी विकास निगम लिमिटेड , पटना का नाम सम्मिलित किया जाता है । 
आदेशः — आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित किया 
जाय । 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 

ओम प्रकाश झा , 
संयुक्त सचिव - सह- बजट पदाधिकरी । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 451 -571 + 10 डी0टी0पी0 । 

Website : http ://egazette.bih .nic . in 


